झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

26 ज्येष्ठ , 1944 ( श ० ) 

16 जून , 2022 ( ई ० ) 

गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 

अधिसूचना 
1 जून , 2022 


संख्या - 289 राँची , 


NOMI 

सत्यमेव जयते 


गुरुवार , 


सं०-10 / विविध -815 ( खण्ड- I ) / 2021- 2171 -- गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड , 
राँची के अधिसूचना संख्या - 2502 , दिनांक- 14.07.2021 द्वारा झारखण्ड आंदोलनकारियों को चिन्हित 
करने हेतु एक त्रिसदस्यीय आयोग का गठन किया गया है एवं इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में 
अखिल भारतीय सेवा ( भारतीय पुलिस सेवा ) के सेवानिवृत पदाधिकारी , श्री दुर्गा उराँव को नियुक्त 
किया गया है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 16 जून , 2022 

( 2 ) राज्य सरकार के निर्णयानुसार आयोग के माननीय अध्यक्ष सेवानिवृत अखिल भारतीय 


सेवा ( भारतीय पुलिस सेवा ) के पदाधिकारी श्री दुर्गा उराँव को वेतन के रूप में इन्हें प्राप्त आंतिम वेतन 
घटाव पेंशन के समतुल्य नियत मासिक राशि देय होगी । 


( 3 ) इस पर होने वाले व्यय का वहन गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड , राँची 
के स्थापना मद से किया जायेगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


धनेश कुमार , 

सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 28950 


